( RAL 


... 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

5 वैशाख , 19 37 ( श० ) 
संख्या 255 राँची, शनिवार 

25 अप्रैल , 2015 ( ई० ) 


श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग 


अधिसूचना 
8 अप्रैल, 2 0 15 


एस०ओ०.9 दिनांक 25 अप्रैल .20 15 -- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८ ( १९४८ का ११) की 
धारा- २७ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल जो संसोधन करना चाहते हैं , 
उसका निम्नलिखित प्रारूप उक्त धारा की अपेक्षानुसार इससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों 


की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर 
झारखंड गज़ट में प्रकाशन की तिथि से तीन महीने के बाद विचार किया जाएगा | 


२ . ऊपर विनिर्दिस्ट अवधि के भीतर किन्ही व्यक्ति से उक्त प्रारूप के संबंध में जो भी आपत्ति या सुझाव 


होगा उस पर राज्य सरकार विचार करेगी । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शनिवार, 25 अप्रैल , 2015 


संसोधन का प्रारूप 


उक्त अनुसूची के भाग- I के क्रम संख्या - ९० के बाद निम्न क्रम संख्या एवं प्रविष्टियाँ जोड़ दी जाएगी । 


९१ . " झारखण्ड राज्य में सरकारी कार्यालयों/ उपक्रमों/ बोझै। स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के 


नियोजन " 


( संख्या- २/ एमडब्लू०. २०. ०४ / २०१५ श्र०नि०. ५९६) 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सतीश कुमार , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधिसूचना 


एस०ओ०10 दिनांक 25 अप्रैल.2 0 15 , एस०ओ०५ दिनांक? 5 अप्रैल 2015 .. का अंग्रेजी भाषा में 
निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो 


भारतीय संविधान के अनुच्छेद- ३४८ के खण्ड ( ३) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ 


समझा जायेगा । 


( संख्या २/ एम॰डब्लू०. २०. ०४/ २०१५ श्र०नि०. ५९७) 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सतीश कुमार, 
सरकार के अवर सचिव । 


NOTIFICATION 


S.O 9 dated 25th April-- the following draft of amendment to part -l of the scheduled to 
the Minimum Wages Act , 1948 ( 11 of 1948 ) which the Governor of Jharkhand proposed to 
make in exercise of the powers conferred by section -27 of the said Act , is hereby published as 
required by the said section for information of the persons likely to be affected thereby and 
notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after three months 
from the date of its publication in the Jharkhand Gazette . 
2 . Any objection on suggestion which may be received form any persons in respect of the said 
draft within the period specified above will be considered by the State Government. 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शनिवार , 25 अप्रैल, 2015 

DRAFT AMENDMENT 
For part -I of the said scheduled after serial No- 90, the following serial No. and entries 


will be added : 


90. “ Employments of workers engaged in Government Offices/ Undertaking/ Boards & 

Local Bodies in the State of Jharkhand .” 


[ No- 2/ M . W - 20- 04/ 2015 L & E- 596 - 597 ] 
By order of the Governor of Jharkhand, 


___ Satish Kumar, 
Under Secretary to Government. 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 2 5 5 – 5 0 + 500 । 


